. 


IRANP 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


1 श्रावण , 1940 ( श०) 
23 जुलाई , 2018 ( ई० ) 


संख्या- 693 राँची, सोमवार 


गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग । 


अधिसूचना 
11 जुलाई , 2018 ई.। 


संख्या- 10 /विविध - 1005 - A/ 2008-3839-- राज्य सरकार द्वारा झारखण्ड/ वनांचल अलग राज्य के 
गठन हेतु किये गये आंदोलन के आंदोलनकारियों को सम्मानित करने हेतु निर्णय विभागीय संकल्प 
संख्या -2108, दिनांक 7 मई, 2012 ( प्रति संलग्न) द्वारा लिया गया था । 

___ 2. उक्त संकल्प के आलोक में आंदोलनकारियों को चिन्हित करने हेतु गठित झारखण्ड/ वनांचल 
आंदोलन के आंदोलनकारियों एवं जय प्रकाश नारायण आंदोलन के आंदोलनकारियों को चिन्हित करने निमित्त 
पुनर्गठित त्रिसदस्यीय आयोग का प्रतिवेदन दिनांक 31 मई, 2015 के माध्यम से प्राप्त प्रथम संपुष्ट 
सूची, पत्रांक - 709 , दिनांक 31 अक्टूबर , 2016 के माध्यम से प्राप्त चतुर्थ सम्पुष्ट सूची के आलोक में राज्य 
सरकार द्वारा , जिलावार चिन्हित आन्दोलनकारियों की सूची पर स्वीकृति प्रदान करते हुए अधिसूचना 
संख्या-4920 , दिनांक 10 अगस्त, 2015 , अधिसूचना संख्या-5275, दिनांक 12 सितम्बर, 2017 द्वारा 
अधिसूचित किया गया । 

3. उक्त विभागीय अधिसूचनाओं द्वारा अधिसूचित झारखण्ड वनांचल आन्दोलनकारियों का 
कंडिका सुधार संबंधी प्रतिवेदन चिन्हितीकरण आयोग के पत्रांक - 2259 , दिनांक 17 मई, 2018 द्वारा प्राप्त 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 23 जुलाई , 2018 
हुआ । उक्त प्रतिवेदन के आलोक में राज्य सरकार द्वारा संलग्न सूची के अनुसार चिन्हित आंदोलनकारियों की 
कंडिका सुधार पर स्वीकृति प्रदान की गयी है । इस चिन्हित आंदोलनकारी को उक्त संकल्प के प्रावधानों के 
अनुरूप उनकी कोटि के अंतर्गत वर्णित सुविधाएं संबंधित जिला के उपायुक्त द्वारा प्रदान की जायेगी । 

___ 4. संबंधित उपायुक्त अपने जिले से सम्बद्ध संलग्न सूची में नामांकित चिन्हित झारखण्ड वनांचल 
आन्दोलनकारी की पहचान करते हुए उन्हें प्रतिमाह देय बकाया सम्मान पेंशन राशि का एक मुश्त भुगतान 
संगत बजट शीर्ष में निधि की उपलब्धता के आधार पर से सुनिश्चित करेंगे एवं प्रत्येक माह का सम्मान पेंशन 
का उसके अगले माह के प्रथम सप्ताह तक भुगतान होगा | 

5. यह भी सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी स्थिति में किसी एक आन्दोलनकारी को दोहरा सम्मान 
पेंशन का भुगतान नहीं हो सके | 

6. यह दिनांक 10 अगस्त , 2015 से प्रभावी होगा | 


अनु.- यथोक्त । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


इग्नातियुस कुल्लू , 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 693 -- 50 


